650 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 31. 2012 (SRVN. 9. 1934 SAKA) 


[ PARTI 


कृषि विभाग 


दिनांक 18 जुलाई , 2012 


संख्या 597/ कृषि अनुभाग-(1)/2012/9023.-- पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम, 23), की धारा 6 क 
की उप-धारा ( 2 ) 

के साथ पठित उप धारा (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे 
दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट झज्जर के मण्डी क्षेत्र से निकालते हुए खाना 3 में वर्णित क्षेत्र को निकालते हुए, तथा उक्त अनुसूची 
के खाना 2 में विनिर्दिष्ट बेरी के मण्डी क्षेत्र में उसे शामिल करते हुए उक्त अनुसूची के क्रमश: खाना 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट झज्जर और बेरी 
अधिसूचित मण्डी क्षेत्र की सीमाएं बदलने के अपने आशय की घोषणा करते हैं । 


इसलिए, अब, इसके द्वारा जन साधारण तथा विशेष रूप से उन व्यक्तियों की जानकारी के लिये जिनके इससे प्रभावित होने की 
सम्भावना है, और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर , ऐसे आपेक्षों तथा सुझावों पर, यदि कोई 
हो , आमंत्रित करने के लिए, इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है । ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वित्तायुक्त 
एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा। 


अनुसूची 


. 


मण्डी क्षेत्र 
जिससे क्षेत्र 
निकाला 


मण्डी क्षेत्र जिसमें 
क्षेत्र शामिल किया 


क्षेत्र जो झज्जर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाना है और बेरी के अधिसूचित मण्डी 
क्षेत्र में शामिल किया जाना है । 


जाना है 


जाना है 


ܝܝ 


2 


3 


गांव के नाम 


हदबस्त नं ० 


तहसील 


जिला 


झज्जर 


ܦܚܝ 


डीघल 


2 


बेरी 


झज्जर 


बेरी 
( जारी) 


2 


बेरी शहर 


128 


बेरी 


झज्जर 


3 


बेरी दो पाना 


124 


बेरी 


झज्जर 


4 


धान्धलान 


7 


बेरी 


झज्जर 


5 


गोच्छी 


8 


बेरी 


झज्जर 


6 


लकडिया 


6 


बेरी 


झज्जर 


7 


मदाना कलां 


10 


बेरी 


झज्जर 


8 


शरीह 


9 


बेरी 


झज्जर 


9 


मदाना खुर्द 


12 


बेरी 


झज्जर 


10 माम्यान (मांगावास ) 


5 


बेरी 


झज्जर 


11 गांगटान 


4 


बेरी 


झज्जर 


12 दिमाना 


3 . 


बेरी 


झज्जर 


13 भम्मेवा 


1 


बेरी 


झज्जर 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 31 , 2012 (SRVN. 9 , 1934 SAKA) 


651 


-- 


1 


2 


3 


प 


झज्जर 


बेरी 


14 छोच्छी 


13 


बेरी 


झज्जर 


( समाप्त ) 


15 अच्छेज 


119 


बेरी 


झज्जर 


16 बाकरा 


127 


बेरी 


झज्जर 


17 बाघपुर 


129 


बेरी 


झज्जर 


--- 


18 बहराना गुगनार 


15 


बेरी 


झज्जर 


19- बिसान 


125 


बेरी 


झज्जर 


20 चिमनी 


132 


बेरी 


झज्जर 


21 


बधलान 


3 


बेरी 


झज्जर 


22 दुबलधन (बिध्याण) 


130 


बेरी 


झज्जर 


23 दुबलधन (किरमाण ) 


136 


बेरी 


झज्जर 


24 दुबलधन (घिक्याण) 


133 


बेरी 


झज्जर 


-. 


25 ढराना 


131 


बेरी 


झज्जर 


26 जहाजगढ 


121 


बेरी 


झज्जर 


27 कुलताना 


16 


बेरी 


झस्जर 


28 मिलकपुर 


138 


बेरी 


झज्जर 


29 मोहम्मदपुर माजरा 


88 


बेरी 


झज्जर 


30 पहाडीपुर 


137 


बेरी 


झज्जर 


-- 


31 पलड़ा 


120 


बेरी 


झज्जर 


32 सिवाना 


134 


बेरी 


झज्जर 


33 शेरिया 


9 


बेरी 


झज्जर 


- 


34 सफीपुर 


139 


बेरी 


झज्जर 


।। 


35 वजीरपुर 


12 


बेरी 


झज्जर 


36 छारा 


17 


बेरी 


झज्जर 


37 दुजाना 


30 


बेरी 


झज्जर 


रोशन लाल, 


प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


652 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31 , 2012 (SRVN . 9 , 1934 SAKA ) 


[ PARTI 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 18th July, 2012 


cy/v120121923 


No. 597/ Agri.Sec.- 41 )/2012/9023.-In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub - section (1) read with 
Şub - section (2 ) of Section 6A of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor 
of Haryana hereby declares his intention to alter the limits of notified market area of Jhajjar and Beri under columns 1 and 
2 respectively of the Schedule given below by excluding the area mentioned in column 3 of the said Schedule from the 
market area of Jhajjar specified in column 1 and including the same in the market area ofBeri specified in column 2 of the 
said Schedule. 


Now , therefore , notice is hereby given for the information of the public general and especially persons likely to be 
affected , to invite objections and suggestions, if any, within a period of thirty days from the date of publication of this 
notification in the OfficialGazatte. Such objections or suggestionsas may be received by the Financial Commissioner and 
Principal Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department, Chandigarh with respect to aforesaid proposal 
within the period so specified , shall be taken into consideration . 


SCHEDULE 


Market 


Market 


Area to be excluded from the notified market area of 


area from 


area in 


Jhajjar and to be included in the notified Market Area 
of Beri. 


which area 


which area 


is to be 


to be included 


excluded 


1 


2 


3 


Sr. 


Name of Villages 


Hadbast 


Tehsil 


District 


No. 


Number 


Jhajjar 


Beri 


1 . 


2 


Beri 


Jhajjar 


Dighal 
Beri Town 


( Contd . ) 


2 . 


128 


> 


3 . 


Beri Do Pana 


124 


4 . 


Dhandlan 


7 


- 


5 . 


Gochhi 


8 


7 ) 


6 . 


Lakriya 


6 


22 


> 


7 . 


Madana Kalan 


10 


73 


8 . 


Saria 


9 


9 . 


Madana Khurd 


12 


> 


10 . 


Mamyan Mangawas 


5 


12 


11. 


Gangtan 


4 


>> 


12 . 


Dimana 


3 


!! 


== 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31, 2012 ( SRVN . 9 , 1934 SAKA) 


653 


1 


2 


3 


Jhajjar 


Beri 


13 . 


Bhambhewa 


1 


Beri 


Jhajjar 


> 


(Concld .) 


14 . 


Chhochhi 


13 


72 


15 . 


Achej 


119 


--- 


7 


16 . 


Bakra 


127 


17 . 


Baghpur 


129 


> 


18 . 


Barhana Gugnar 


15 


----- 


72 


19 . 


Bishan 


125 


1 


> 


20 . 


Chimani 


132 


> > 


> 


21. 


Bhandlan 


3 


27 


22. 


Dubaldhan Bidhyan 


130 


23 . 


Dubaldhan Kirman 


136 


24 . 


Dubaldhan Ghikyan 


133 


25 . 


Dharana 


131 


26 . 


27 


Jahazgarh 


121 


>> 


27. 


Kultana 


16 


>> 


> 


28 . 


Milak Pur 


138 


29 . 


22 


Mohmudpur Majra 


88 


30 . 


Pharipur 


137 


27 


31. 


Palra 


120 


27 


32 . 


Siwana 


134 


33 . 


Seria 


> 


9 


34 . 


Safipur 


139 


: 1 


- 


35. 


Wazirpur 


12 


--- 


>> 


36 . 


Chhara 


17 


= 


37 . 


> 


2 


Dujana 


30 


11 


ROSHAN LAL , 
Principal Secretary to Government 
Haryana , Agriculture Department. 


--- 


: 


-- 


1 


